रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यपेषजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section (ii ) 


. : प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 228 ] 
No. 2281 


नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 1, 2000 / चैत्र 12 , 1922 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 2000 /CHAITRA 12 , 1922 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

____ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2000 
का. आ. 334 ( अ ) - का . आ.263( अ), तारीख 28 मार्च, 1998 द्वारा कुछ व्यक्तियों को 28 मार्च 
1998 से 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया 


था । 


प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 6 की उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार 
पर परिषद् की राय में श्रीमती सरोज वर्मा , सदस्य द्वारा अपना स्थान रिक्त कर दिया गया समझा 
जाएगा क्योंकि वे परिषद् की तीन बैठकों में उपस्थित नहीं थी ; 


अतः अव , केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् ( सदस्यों के नामनिर्देशन संबंधी प्रक्रिया) नियम, 
1978 के नियम 3 और 4 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम , 1978 ( 1978 का 37 ) की धारा 
5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अधिसूचना सं. का . आ.263 ( अ), तारीख 
28 मार्च, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - 


उक्त अधिसूचना में कम सं.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा, अर्थात् : - 
___ 1 . श्रीमती मनोरमा महापात्रा भारतीय भाषा समाचार पत्रों के सम्पादक " 

[ फा . सं. 4/13/ 97 - प्रेस ] 
राकेश मोहन , संयक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 11- Sec . 3 (ii) ] 


u1o - iccant : to Afegat 7. .H 263 ( 61 ) arter 28 , 1998 BTT realitat 

of the the quara 27.3 .F .514 (8 ) arter 17 , 1998 , 
07 .07. 640(8 ) arda 29 TUE , 1998, 61.61. .1029 ( 37 ) arter 
12 , 1999 , 1.31.8 .1156 ( ) arta 19 TOT, 1999 , T. 

1. 1. 1157 (57 ) ARIE 19 7942 , 1999 e 01. 24 . 220(3 ) 
aria 9 tref 2000 URT egitea 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st April , 2000 


S .O . 334 (E )— Whereas certain persons were notified vide 5 .0 .263 (E ) dated 
28.3.1998 , as Members of the Press Council of India for a period of 3 years with effect 
from 28th Day of March , 1998. 


And , Whereas, Smt. Saroj Verma, a Member, deemed to have vacated her seat 
in the opinion of the Council, by virtue of the provisions contained in sub-section (4) of 
section 6 of the Press Council Act, 1978 , since she did not attend three consecutive 
meetings of the Council; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub - section (5) of 
section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978 ), read with rules 3 and 4 of the 
Press Council (Procedure for Nomination of Members ) Rules, 1978, the Central 
Government hereby makes the following amendments in the notification s.0.263(E ) 
dated 28 March, 1998 , namely : 

In the said notification , for serial number 1 and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted , namely: - 
“ 1. Smt. ManoramaMohapatra Editors of Indian Language 

Newspapers” 

[F.No.4 /13/97-Press ] 

; RAKESH MOHAN , Jt. Secy . 
Foot Note : The Principal Notification was published vide S.O . 263 (E ) dated 286 

March 1998 and subsequently amended vide S . O . 514 (E ) dated 17th June, 
1998, S .0 .640 (E ) dated 29th July , 1998, S.0 . 1029 (E ) dated 126 October, 
1999 , S. O . 1156 (E ) dated 196 November, 1999, S .O . 1157 (E ) dated 19th 
November, 1999 and S.O .220 (E ) dated 96 March 2000 . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


